निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ 1933 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 6 जून 2011 


( सं० पटना 270 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

9 मई 2011 
सं० 5 / सह. / फ . बी . - 23 / 2010 - 2161 — भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग , नई 
दिल्ली से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 23 सितम्बर 2010 को आयोजित 
राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि ., पटना 
के पत्र के आलोक में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( MNAIS ) रबी 2010 - 11 मौसम में राज्य के मुंगेर , 
जमुई एवं शिवहर जिलों में लागू करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 4655 , दिनांक 9 नवम्बर 2010 निर्गत है । 

उक्त योजना के प्रावधानानुसार बीमित फसलों के फसल कटनी प्रयोग के आंकड़े अर्थ एवं सांख्यिकी 
निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से बीमा कम्पनी को , फसल कटनी की अवधि के एक माह के अन्दर प्राप्त होने 
हैं , जिसका उल्लेख अधिसूचना की कंडिका 10 में कर दिया गया है । 

क्षेत्रीय प्रबंधक , एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि ., पटना के पत्रांक 33, दिनांक 25 अप्रील 
2011 एवं राज्य स्तरीय उप – समिति की दिनांक 29 अप्रील 2011 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आधार 
पर मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत रबी 2010 - 11 मौसम की फसल कटनी प्रयोग के आंकड़े अर्थ 
एवं सांख्यिकी निदेशालय , बिहार के माध्यम से एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि . को उपलब्ध कराने की 
तिथि 15 जुलाई 2011 निर्धारित की जाती है । 
अधिसूचना संख्या 4655 , दिनांक 9 नवम्बर 2010 की अन्य सभी शर्ते पूर्ववत रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से । 

ललन राय , 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप – सचिव । 


__ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 270 - 571 +50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


